निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 236 ) पटना , वृहस्पतिवार 15 मार्च 2018 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( गव्य ) 


अधिसूचना 

14 मार्च 2018 
सं० गव्य (व0 - 01) 40 / 2014 - 465 - बिहार गव्य सेवा संवर्ग वर्ग - 2 के श्री अशोक कुमार, जिला गव्य विकास 
पदाधिकारी, मुंगेर के निलंबन के पश्चात जिला गव्य विकास पदाधिकारी,मुंगेर का पद रिक्त होने के कारण जिला गव्य विकास 
कार्यालय, मुंगेर का कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु बिहार गव्य सेवा संवर्ग (वर्ग - 3) के श्री सुनील कुमार सिंह, जिला गव्य 
विकास पदाधिकारी, लखीसराय ( अपने वेतनमान में ) को अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक जिला गव्य विकास 
पदाधिकारी, मुंगेर का प्रभार सौपा जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश्वर पाण्डेय , 
सरकार के अवर सचिव ।। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 236-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


